निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


25 ज्येष्ठ 1939 ( श० ) 
( सं0 पटना 507) पटना , वृहस्पतिवार , 15 जून 2017 


निर्वाचन विभाग 


अधिसूचना 

शुद्धि - पत्र 

15 जून 2017 
सं0 बी1 -3- 32 / 2017 -20 — राष्ट्रपतीय निर्वाचन , 2017 के अवसर पर रिटर्निंग ऑफिसर तथा सहायक 
रिटर्निंग ऑफिसर की नियुक्ति से संबंधित भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली की अधिसूचना संख्या - 479/3/ 2017( III ) 
दिनांक 12 जून , 2017 में संशोधन से संबंधित आयोग का शुद्धि -पत्र दिनांक 12 जून , 2017 सर्वसाधारण की जानकारी 
के लिए पुनः प्रकाशित की जाती है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
सोहन कुमार ठाकुर , 

अपर सचिव । 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 15 जून 2017 

भारत निर्वाचन आयोग 


शुद्धि - पत्र 
निर्वाचन सदन , अशोक रोड, नई दिल्ली - 110001 दिनांक 12 जून , 2017 / 22 ज्येष्ठ, 1939 (शक ) 

राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम , 1952 ( 1952 का 31 ) की धारा 3 की उप धारा (I) के 
अधीन जारी और भारत के राजपत्र में 12 जून , 2017 को प्रकाशित आयोग की अधिसूचना संo No. 
479/ 3/ 2017(III ) के साथ संलग्न सारणी के स्तम्भ (3) में राष्ट्रपति निर्वाचन, 2017 हेतु पंजाब राज्य से सहायक 
रिटर्निंग आफिसर के रूप में नियुक्त अधिकारी के संदर्भ में विद्यमान प्रविष्टि " श्री शशि लखनपाल मिश्रा” के स्थान पर 
" श्रीमती शशि लखनपाल मिश्रा तथा प्रविष्टि " श्री अनिल विज, अपर सचिव” के स्थान पर “ सरदार सुरिन्दर पाल , उप 
सचिव ” पढ़ा जाए । 

आदेश से, 
वरिन्दर कुमार, 

प्रधान सचिव । 

No . 479 / 3/ 2017( III ) 
ELECTION COMMISSION OF INDIA 


CORRIGENDUM 
Nirvachan Sadan, Ashoka Road , New Delhi - 110001 Dated : 12th June , 2017 / 

22 Jyaistha , 1939( Saka ) 
In column ( 3 ) of the Table appended to in the Commission s Notification No . 
479 / 3/ 2017 (III ) dated 12th June, 2017 , issued under sub- sections ( 1 ) of Section 3 of the 
Presidential and Vice- Presidential Elections Act, 1952 ( 31 of 1952 ),the existing entry in 
respect of officers appointed as Assistant Returning Officers for the Presidential Ele 
2017 from Punjab , namely , “ Shri Shashi Lakhanpal Mishra” shall be read as “ Smt. 
Shashi Lakhanpal Mishra ” and “ Shri Anil Vij, Additional Secretary ” shall be read 
as “ Sardar Surinder Pal, Deputy Secretary ” . 

By Order , 
VARINDER KUMAR , 
PRINCIPAL SECRETARY , 

No. 479 / 3 / 2017 (III ) 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 507 - 571 + 50 -डी0टी0पी0 । 

Website: http :// egazette. bih. nic.in 


